निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 पौष 1939 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार , 19 जनवरी 2018 


( सं0 पटना 46 ) 


सं० जी / वी0आई0पी0 - 01 - 08 / 2014 - 313 

गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


संकल्प 

15 जनवरी 2018 
विषय: 

श्री ललित किशोर, महाधिवक्ता , बिहार को बिहार सरकार के माननीय मंत्री के स्तर की सुरक्षा 

उपलब्ध कराने के संबंध में । 
विधि विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 7632 / जे0 , दिनांक - 21.12.2017 के द्वारा महाधिवक्ता, बिहार के पद 
पर नियुक्त श्री ललित किशोर को मंत्री स्तर की सुविधायें प्रदान की गयी हैं । 

क्ति के आलोक में सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि श्री ललित किशोर, 
महाधिवक्ता , बिहार को गृह विभाग , बिहार के पत्रांक - 562 दिनांक 28.01.2011 में बिहार सरकार के माननीय मंत्री की 
सुरक्षा हेतु निर्गत दिशा -निर्देश के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाए । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को 

सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी विभागों / सभी विभागाध्यक्षों / सभी प्रमंडलीय 
आयुक्तों / सभी जिला पदाधिकारियों / सभी उपायुक्तों / सभी आरक्षी अधीक्षकों / पुलिस महानिरीक्षक 
( सुरक्षा), बिहार, पटना / पुलिस अधीक्षक ( सुरक्षा) बिहार , पटना / पुलिस महानिदेशक के सहायक 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 जनवरी 2018 
( क्यू० ), बिहार, पटना / पुलिस महानिदेशक , बिहार, पटना / अपर पुलिस महानिदेशक , विशेष शाखा, 
बिहार , पटना / अपर पुलिस महानिदेशक ( विधि -व्यवस्था), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक 
कार्रवाई हेतु भेज दी जाए । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अमित कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव , 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 46 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


